सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या- 128 


19 माघ , 1938 ( श०) 
राँची, बुधवार ,- 

8 फरवरी , 2017 ( ई० ) 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग | 


अधिसूचना 
3 फरवरी, 2017 


संख्या-9/ आरोप - 33/ 2015- 564/ रा०-- श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह , माननीय 
स्वास्थ्य मंत्री के तत्कालीन आप्त सचिव ( सम्प्रति सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी , 
पलामू ) एवं डॉ० प्रदीप पाण्डेय , जिला आर. सी . एच. पदाधिकारी , गुमला के बीच अनुचित 
कार्य के बदले पैसे के लेन- देन की बातचीत की खबर दिनांक 19 जुलाई , 2015 को 
“ दैनिक भास्कर " अखबार में प्रकाशित होने के मामले में विभागीय अधिसूचना सं० 
553/ रा., दिनांक 17 फरवरी, 2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 8 फरवरी , 2017 
2. श्री एहतेशामुल हक , विभागीय जाँच पदाधिकारी- सह- संचालन पदाधिकारी के 
द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही में जाँचोपरान्त अपने कार्यालय पत्रांक 
507, दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया । 


3. श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोप पत्र , उनके बचाव बयान तथा संचालन 
पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की सम्यक समीक्षोपरांत सरकार के 
निर्णयानुसार श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, पलामू को 
चेतावनी संसूचित करते हुए इनके विरूद्ध सांस्थित विभागीय कार्यवाही को निस्तारित 
किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राम कुमार सिन्हा, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 128 -- 50 


